AND 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1938 ( श० ) 


संख्या- 718 राँची, सोमवार , 


18 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
2 अगस्त , 2017 


संख्या - 04/नि०सं०-12 -21 / 2014 का - 8599-- श्री संजीव कुमार लाल , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , गृह जिला - खूटी ) 
अधिसूचित कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर की सेवा कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची से प्राप्त 
होने की प्रत्याशा में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी ( समन्वय) विभाग की अधिसूचना सं०- 635 दिनांक 18 मई , 2017 
द्वारा श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, मंत्री नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग , झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव 
( सरकारी कोटा) के पद पर की गई नियुक्ति की तिथि 18 मई, 2017 के प्रभाव से उनकी सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 718--50 


